निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आश्विन 1935 ( श ) 
( सं0 पटना 737 ) पटना , वृहस्पतिवार , 26 सितम्बर 2013 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 13/ 2013 - 9924 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 
अपर सचिव , वित्त विभाग । 


सेवा में , 


महालेखाकार , 
( ले० एवं हक०) बिहार, 
महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ , 
बिहार, पटना । 


विषय : 


पटना , दिनांक 24 सितम्बर 2013 
उद्योग विभाग के इनुमरेटर पद को सांख्यिकी सहायक के पद पर उत्क्रमित कर वेतनमान 
₹5000 - 8000 की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि उद्योग विभाग, बिहार , पटना के राज्यादेश 
ज्ञापांक - 6462, दिनांक 17/10 / 2008 के द्वारा फिटमेंट अपीलीय समिति की अनुशंसा के आलोक में 
सांख्यिकी सहायक के पद एवं वेतनमान में , इनुमरेटर के पद एवं वेतनमान को उत्क्रमित करते हुए संविलयित् 
किया गया है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 सितम्बर 2013 

उत्क्रमित वेतनमान की स्वीकृति का विषय विचाराधीन रहने के कारण संविलयित् इनुमरेटरों 
को सांख्यिकी सहायक का वेतनमान ₹5000- 8000 स्वीकृत नहीं किया जा सका था । 

सम्यक् विचारोपरांत इनुमरेटर पद को समाप्त करते हुए सांख्यिकी सहायक के पद में 
संविलयित् करने के उपरांत दिनांक 01 / 01 /1996 से वैचारिक एवं दिनांक 01 /04/ 97 से वास्तविक भुगतेय 
वेतनमान ₹5000 - 8000 के उत्क्रमण की स्वीकृति दी जाती है । 

___ वित्त विभाग के संकल्प संख्या -660, दिनांक 08 /02/1999 के आलोक में दिनांक 
01 / 01 /96 से वेतन निर्धारित किया जाएगा । 

विश्वासभाजन , 

प्रभात शंकर, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 737 - 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


